PART II 


HARYANA GOVT GAZ . , DEC . 24, 1996 ( PAUS . 3, 1918 SAKA) 


503 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़का शाखा 


करनाल वृत्त 


दिनांक 6 दिसम्बर , 1996 
एस. ई. करनाल सर्कल/ पी.डब्ल्यु.डी./ बी. एण्ड पार/ नं. 577.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार 
द्वारा मरकारी खर्च पर, सरकारी योजन , नामत : कमला से हरसिंगपुरा के लिये अपेक्षित है । एतद्वारा घोषित किया जाता है । 
नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये प्रापेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये है जिन से यह सम्बन्धित 
हो । और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण क्लैक्टर, लो ० नि ० वि ०, भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला 
छावनी एतद्द्वारा उक्त भूमि अभिगृहित करने का आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । भूमि के नक्शे को भूमि अभिग्रहण, लो ० 
नि ० वि ०, भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी और कार्यकारी इन्जिनियर, प्रोविन्सीयल डिविजन नं 0 1 के कार्यालयों में देखा 
जा सकता है । 

विशिष्ठ विवरण 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


नम्बरान खसरा तफसील 


एरिया 
एकड़ों में 


करनाल 


करनाल 


अलीपुर खालसा , ह. ब. नं . 36 


0 ------ 30 


29 


11/1, 20, 21/1 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
करनाल सर्कल , लोक निर्माण विभाग , भवन तथा सड़क शाखा , 

करनाल । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING & ROAD BRANCH , CIRCLE 

The 6th December , 1996 
No. SE/ Karnal Circle/PWD/ B & R/ No. 577.-- Whereasthe Governor of Haryana is satisfied that 
and below is needed by ch : Governm:; nt , at public expensi , for a public purpose namely construction of road 
from Kaimla to Harsinglipura , Tehsil Karnal, District Karnal. It is thereforc , declared that the land des 
cribed in the sp.cification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act , the Land Acquisition 
Collector , Haryana , P.W.D., B & R Branch , Ambala Cantt. is hereby directed to take order for tlie 
acquisition of the said land . 

Plans of land may be inspected in the Officus of the Land Acquisition Collector , Haryana P. W.D. 
B & R Branch, Ambala Cantt . and Exccutive Engineer , Provincial / Construction Division No. I, Karnal. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / Village 
and Hadbast 


Alca in Acres 


Rectangle / Killa No. 


29 


Kal 


Karnal 


0.30 


Alipur Khalsa 
H. B. No 36 


11/1 , 20 , 21/1 


( Sd .) . 


Superintending Engineer , 
Karnal Circle , PWD B & R Branch , 

Karnal. 


